PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ.. , JAN. 14 , 2003 ( PAUS. 24 , 1924 SAKA) 


27 


नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग 


दिनांक 31 दिसम्बर, 2002 


संख्या नि ० न० ग्रा ० आ o-वनव्यो०( ई )-2002/ एम-263/ 3937 .---- हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम , 1975 
(1975 का अधिनियम 8), की धारा 7 क द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग 
करते 

हुए , हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट तथा इससे संलग्न योजना में दर्शाए गए पानीपत के 
नगरीय क्षेत्र को उक्त धारा के प्रयोजन के लिए अधिसूचित करते हैं , अर्थात् : 


अनुसूची 


पानीपत नगरपालिका की सीमाओं के भीतर तथा इर्द-गिर्द की सीमाओं की अनुसूची 

इर्द-गिर्द की सीमाओं की अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी ० टी ० पी ० 
( पी ० एन०) 214/2001 , दिनांक 7 सितम्बर , 2001 के साथ पढ़ा जाए । 


उत्तर : ---बिन्दु “ए ” जो कि खुखराना रजबाहा की पूर्वी सीमा पर है से आरम्भ करते हुये गांव नौहरा की आयत संख्या 35, 36 व 37 
की उत्तरी सीमाओं के साथ- साथ फिर आयत संख्या 30, 21 व 12 की पश्चिमी सीमाओं के साथ- साथ बिन्दु " बी " तक जोकि गांव की उत्तरी 
सीमा पर मिलता है पर पूर्व की ओर गांव नौहरा की उत्तरी सीमा के साथ- साथ होते हुये बिन्दु “ सी ” तक जोकि गांव सिकन्दरपुर की आयत 
संख्या 34 की पश्चिमी सीमा पर मिलती है । फिर गांव सिकन्दरपुर की आयत संख्या 34, 26 , 12, 9 व 3 की पश्चिमी सीमाओं व आयत 
संख्या 3 की उत्तरी सीमा के साथ - साथ फिर गांव काबड़ी की आयत संख्या 19 व 20 की उत्तरी सीमाओं के साथ- साथ व आयत संख्या 16 व 
9 की पश्चिमी सीमाओं के साथ- साथ तथा आयत संख्या 9 की उत्तरी सीमा के साथ- साथ फिर गांव रत्तीपुर की आयत संख्या 8 तथा 4 की 
पश्चिमी सीमाओं के साथ- साथ होते हुये बिन्दु " डी " तक जोकि उपरोक्त गांव की उत्तरी सीमा पर है, फिर गांव रत्तीपुर की उत्तरी सीमा के 
साथ- साथ बिन्दु “ई ” तक जोकि गांव काबड़ी से गांव कचरौली को जाने वाले पक्के रास्ते तक मिलती है, फिर यह उपरोक्त गांव को जाने वाले 
पक्के रास्ते की पूर्वी सीमा के साथ- साथ बिन्दु “ एफ " जोकि गांव कचरौली की उत्तरी सीमा है, पर मिलती है । फिर गांव कचरौली, गांव शिमला 
मुलाना तथा गांव चन्दौली के उत्तरी सीमा के साथ- साथ होते हुये बिन्दु “ जी " जोकि पानीपत से गांव बरसत को जाने वाले पक्के रास्ते पर 
मिलती है । 


पूर्व : -फिर उपरोक्त गांव की सड़क की पश्चिमी सीमा के साथ- साथ बिन्दु “एच " पर मिलती है जोकि गांव अजीजउल्लापुर की उत्तरी 
सीमा पर है फिर गांव अजीजउल्लापुर की उत्तरी सीमा, गांव भैंसवाल की उत्तरी -पूर्वी सीमा तथा गांव कुटानी की पूर्वी सीमा के साथ- साथ 
बिन्दु “ आई ” जोकि गांव राजाखेड़ी की आयत संख्या 1008 पर मिलती है । फिर गांव राजाखेड़ी की आयत संख्या 1007 , 1006, 999, 998 , 
992, 911, 910, 909, 920, 921, 836, 837 , 838, 839, की पूर्वी सीमाओं के साथ- साथ होते हुये आयत संख्या 855, 850, 859 , 
862 , 1344 की उत्तरी सीमाओं के साथ - साथ आयत संख्या 1344, 1345 , 1351 , 1352 , 1353, 1354 , 1484 , 1485 , 1486 , 1496 , 
1497, 1498, 1452, 1451, 1450 , 1448 की पूर्वी सीमाओं के साथ- साथ होते हुये दक्षिणी दिशा की ओर मुड़ जाती है । फिर गांव राजाखेड़ी 
की आयत संख्या 1538 , 1537, 1544, 1543, 1543, 1552, 1553, 1556, 1557, 1560, 1612 तथा 1611 की पूर्वी सीमा के 
साथ- साथ बिन्दु “ जे " पर मिलती है । जोकि उपरोक्त गांव की उत्तरी सीमा पर है, फिर गांव राजाखेड़ी, गांव सिवाहाखेड़ी तथा गांव निम्बरी की 
पूर्वी सीमा के साथ- साथ बिन्दु “के ” पर मिलती है, जोकि गांव उझा की आयत संख्या 5 का उत्तरी -पूर्वी कोना भी है । फिर दक्षिण की ओर 
आयत संख्या 5, 14, 18, 26 , 30 , 46, 61, 70 के साथ- साथ बिन्दु “एल " पर मिलती है जोकि उझा गांव की दक्षिणी सीमा पर है । 


दक्षिण : -- " एल " से गांव उझा की दक्षिणी सीमा के साथ- साथ पश्चिम की ओर फिर गांव सिवाहा की पूर्वी व दक्षिणी सीमा के 
साथ- साथ बिन्दु “ एम " पर मिलती है, जोकि गांव हरतारी की आयत संख्या 16 का दक्षिणी- पूर्वी कोना है. फिर गांव हरतारी की आयत संख्या 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 की दक्षिणी सीमाओं के साथ - साथ । फिर गांव डाहर की आयत संख्या 84, 85 , 86, 87 , 88, 89 की दक्षिणी 
सीमाओं व आयत संख्या 89, 74 की पश्चिमी सीमाओं के साथ- साथ व आयत संख्या 70, 71 की दक्षिणी सीमाओं के साथ-साथ बिन्दु “एन " 
तक जहां यह गांव डाहर की पश्चिमी सीमा पर मिलता है । 


. 


पश्चिम : -- बिन्दु “ एन " से उत्तर की ओर गांव डाहर, बिन्झोल की पश्चिमी सीमा व गांव जाटल की दक्षिणी सीमा के साथ -साथ 
बिन्दु " ओ " पर मिलती है, जोकि खुखराना रजबाहा की पूर्वी दिशा है, फिर उत्तर की ओर खुखराना रजबाहा के साथ- साथ बिन्दु "ए " पर मिलती 
है जोकि आरम्भिक बिन्दु है । 


भास्कर चटर्जी. 


आयुक्त एवं सचिव , हरियाणा सरकार , 
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग । 


28 


HARYANA GOVT. GAZ., JAN . 14 , 2003 (PAUS. 24 , 1924 SAKA ) 


PARTI 


TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT 


The 31st December, 2002 


No. DTCP-STP (E )-2002/M - 263 /3937.- In exercise of the powers conferred by Section 7A of the Haryana 
Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (Act 8 of 1975 ), and all other powers enabling him , the 
Governor of Haryana hereby notifies the urban area of Panipat as specified in the Schedule given below and 
shown in the plan appended hereto for the purpose of the said section , namely : 


Annexure 


Schedule of boundaries of Urban Areas around Municipal Town of Panipat to be read with Drawing 
No. D.T.P. ( P.N .) 214/2001, dated the 7th September, 2001 


Schedule of boundaries 


North :--- Starting from point A i.e. The Eastern boundary of Khukhrana distributary and where it meets the 
Northern boundary of rectangle No. 35 of village Narah . Thence towards East along the Northern boundary of 
rectangle Nos. 35 , 36 and 37 , Western boundary of rectangle Nos. 30,21 and 12 upto Point B where it meets the 
Northern boundary of above said village. Thence towards East along Northern boundary of village Narah upto 
Point C where itmeets the Western boundary of rectangle No. 34 of village Sikanderpur . Thence towards North along 
Western boundary of rectangle Nos. 34 , 26 , 12 , 9 and 3, Northern boundary of rectangle No. 3 of above said 
village, Northern boundary of rectangle Nos. 19 and 20 of village Kabri , Western boundary of rectangle Nos. 16 
and 9, Northern boundary of rectangle No. 9 , Western boundary of rectangle No. 3 of village Kabri, Western 
boundary of rectangle Nos. 8 and 4 of village Ratipur upto Point D where it meets the Northern boundary of 
above said village . Thence towards East alueNorthern boundary of village Ratipur upto Point E where it meets 
the Eastern boundary of existing pacar ad nom village Kabri to village Kachrauli, thence it moves along Eastern 
boundary of above road upto Point F where it meets the Northern boundary of village Kachrauli . 
Thence along Northern boundary of village Kachrauli, village Simla Molana , village Chandoli upto Point G 
where it meets the Western boundary of existing pacca road from Panipat to Barsat. 


East:--- Thence towards South along Western boundary of above pacca road upto Point H , where it meets the 
Northern boundary of village Azzizulapur. Thence along Northern boundary of village Azzizulapur, Northern and 
Eastern boundary ofvillage Bhainswal, Eastern boundary of village Kutani upto Point l where itmeets the Eastern side 
ofKhasra no. 1008 of village Raja Kheri. Thence along Eastern side of Khasra Nos. 1007, 1006,999,998 , 992,991, 911, 
910 , 909, 920 , 921,836 , 837,838 , 839, Northern side of Khasra Nos. 855 , 858 , 859,862, 1344 and thence it moves 
towards South along Eastern side of Khasra Nos. 1344 , 1345, 1351, 1352, 1353, 1354 , 1484 , 1485 , 1486 , 1496 , 1497 , 
1498 , 1452 , 1451 , 1450 , 1448 , Northern side of Khasra Nos. 1538 , 1537, 1544 , 1543 , 1548, 1552 , 1553 , 1556 , 1557 , 
1560 , 1612 and 1611 of village Raja Kheri upto Poir “ J where it meets the Eastern boundary of above village. 
Thence towards South along the Eastern boundary of village Raja Kheri, village Sewah Kheri , village Nimbri upto 
Point K where it meets the North -East corner of rectangle No. 5 of village Ujha. Thence towards South along Eastern 
boundary of rectangle Nos. 5 , 14 , 18 , 26 , 38 , 46 , 61, 70 upto Point L where itmeets the Southern boundary of village 
Ujha . 


South :--- Thence towards West along Southern boundary of village Ujha, Eastern and Southern boundary of 
Sewah upto Point M where it meets the South - East corner of rectangle No. 16 of village Hartari, thence along 
Southern boundary of rectangle Nos. 16 , 17 , 18, 19 , 20, 21, 22 of village Hartari, rectangle Nos. 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 
89 Western boundary of rectangle Nos. 89 , 74 , Southern boundary of rectangle Nos 70 , 71 of village Dahar upto 
Point N where it meets the Western boundary of village Dahar. 


West : - Thence towards North along Western boundary of village Dahar , village Binjhaul, Southern boundary 
of village Jataul upto Point O where itmeets with Eastern boundary of Khukhrana distributary . Thence towards 
North along eastern boundary of Khukhrana distributary upto Point A i. e. the Point of start. 


BHASKAR CHATTERJEE , 


Commissioner and Secretary to Government Haryana , 

Town and Country Planning Department. 


